निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 पौष 1941 ( श ० ) 
पटना , सोमवार , 6 जनवरी 2020 


( सं ० पटना 05 ) 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

27 दिसम्बर 2019 
सं ० एल / एच ० जी०-14-09 / 2019-13604 -- विभागीय अधिसूचना सं०-6419 , दिनांक -18.06.2019 द्वारा 
बिहार लोक सेवा आयोग की 60 वीं से 62 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर गृह विभाग (विशेष शाखा) के 
अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा पद के लिए अनुशंसित 05 (पाँच) अभ्यर्थियों का 
शैक्षणिक / जाति / आवासीय प्रमाण पत्रों तथा पूर्व वृत्त एवं चरित्र का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में 
निर्दिष्ट शर्तों के अधीन जिला समादेष्टा ( आरक्षी उपाधीक्षक के समकक्ष) के रिक्त पदों के विरूद्ध औपबंधिक रूप से की 
गई नियुक्ति को दिनांक -18.12.2019 से अगले छ: माह के लिए विस्तारित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

उमेश प्रसाद रजक , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 05-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


